निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 


बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 11 


24 फाल्गुन 1933 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

14 मार्च 2012 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-3 


भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 
भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन, आई 0 ए 0, आई0 एससी ०, 

बी ० ए ० . बी ० एससी o , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 


भाग- 8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - विज्ञापन 


4-4 


भाग -9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 – भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम . भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
न्यायालय सूचनाएं और 

और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


, 


पूरक 


भाग - 4 — बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 14 मार्च 2012 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


विधि विभाग 


अधिसूचना 

27 फरवरी 2012 
एस0 ओ 0 48, दिनांक 14 मार्च 2012 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 
1989 की धारा -15 के अन्तर्गत पूर्वी चम्पारण , मोतिहारी जिला के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति 
से संबंधित वादों के संचालनार्थ जिला दण्डाधिकारी, 

दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण , 

मोतिहारी के पत्रांक -48 / विधि, 
दिनांक 17 जनवरी 2012 के प्रसंग में राज्य सरकार ने श्री जय प्रकाश मिश्र, अधिवक्ता , पूर्वी चम्पारण , मोतिहारी को पद 
ग्रहण की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए विशेष लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त करने की कृपा की है । 

2. इस नियुक्ति के फलस्वरूप पूर्व नियुक्त विशेष लोक अभियोजक जिनकी कालावधि समाप्त हो गई है, की सेवा 
स्वतः समाप्त समझी जायेगी । 

( सं 0 सी 0 / ए0 एस0-03-34 / 2007 / 1445 / जे 0 ) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

02 मार्च 2012 
सं ० 6 / गो - 34-01 / 2010 / 939 / वा ० कर- श्री विश्वनाथ पासवान, वाणिज्य - कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा 
प्रमंडल, दरभंगा को अपने कार्यो के अतिरिक्त नियमित पदस्थापन होने तक अंचल प्रभारी, दरभंगा अंचल दरभंगा के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो - 34-01 / 2010 / 939 A / वा 0 कर- मो 0 गुलाम रसूल खातमी , वाणिज्य कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, 
तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ( जलालपुर जाँच चौकी के लिये) को अगले आदेश तक के लिये प्रभारी जलालपुर जाँच 
चौकी के रूप में नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

मो 0 शमीम , उप - सचिव । 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

5 मार्च 2012 
सं ० प्र ०1 / वि ० धारा -42 / 03-05-964- श्री गंगोत्री राम त्रिपाठी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर, 
जिनकी सेवाएँ सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-7 / स्था0-1-9-09 / 2005 सा0-968 , दिनांक 18 जनवरी 2012 
एवं पटना उच्च न्यायालय के अधिसूचना सं0-1661- XIX -18–2010 दिनांक 30 जनवरी 2012 द्वारा भारतीय विद्युत 
अधिनियम 2003 की धारा -153 एवं उक्त अधिनियम की धारा - 135-141 में विनिर्दिष्ट अपराधों की सुनवाई हेतु बिहार राज्य 
विद्युत बोर्ड के अधीन तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर के लिए गठित विशेष न्यायालय में पदस्थापन हेतु सौंपी गई है, को अगले 
आदेश तक तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर के लिए गठित विशेष न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । साथ ही इनकी सेवा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को इनके वेतनादि के भुगतान हेतु सौंपी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह 0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 14 मार्च 2012 


3 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

2 मार्च 2012 
सं 0 अंस्था0 (11) 09 / 2010-199 / विo , अं 0 — विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 21 फरवरी 2012 की बैठक में 
की गयी अनुशंसा के आलोक में वित्त ( अंकेक्षण) विभाग के निम्नांकित वरीय अंकेक्षण वर्ग -1 को वेतन बैण्ड PB - 2 + ग्रेड वेतन 
4800 रु0 में योगदान की तिथि से उप - लेखा नियंत्रक के पद पर नियमित प्रोन्नति देते हुए स्तम्भ 4 में दर्शाये गये कार्यालय 
में पदस्थापित किया जाता है: 
वरीयता क्रम 

पदस्थापन कार्यालय 


क्रम 


नाम 


2 


3 


4 


1 

1 


197 


मो ० हुमायु 


2 


229 


3 


235 


4 


236 


5 


237 


6 


238 


7 


240 


8 


241 


9 


242 


10 


243 


अंसारी 
श्री सुदीश प्रसाद साह 
श्री शिव भूषण 

शर्मा 
श्री चन्द्र भूषण कुमार 
श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा 
श्री हरेन्द्र कुमार सिन्हा 
श्री बालेश्वर प्रसाद यादव 
श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय 
श्री श्याम कुमार झा 
श्री अशोक कुमार गुप्ता 
श्री हरि शंकर प्रसाद सिन्हा 
श्री अमर नाथ झा नं0-2 
मो ० रेहान खाँ 
श्री सैयद इमदाद इमाम 
श्री सफायत हुसैन अंसारी 
श्री विश्वनाथ प्रसाद 
श्री लक्ष्मण रजक 
श्री शिवनन्दन प्रसाद 
श्री अशोक कुमार दास 


मुख्य मंत्री सचिवालय 
सारण प्रमंडल, छपरा 
पटना प्रमंडल, पटना 
विभागीय मुख्यालय, पटना 
विभागीय मुख्यालय , पटना 

आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ 
कोशी प्रमंडल, सहरसा 
आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ 
कोशी प्रमंडल , सहरसा 
दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा 
तिरहुत प्रमंडल, मुजफफपुर 
दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा 
भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर 
आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ 
सारण प्रमंडल, छपरा 
पटना प्रमंडल, पटना 
मगध प्रमंडल, गया 
आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ 
आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ 


11 


247 


12 


249 


13 


255 


14 


257 


15 


265 


16 


319 


17 


366 


18 


385 


19 


386 


2. सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार के पद पर पदस्थापित किए जाने वाले पदाधिकारी वित्त विभाग के कोषागार 
प्रशाखा में योगदान देंगें । उनके विभाग के आवंटन का आदेश वित्त विभाग के कोषागार प्रशाखा से अलग से निर्गत किया 


- 


जायेगा । 


3. उपर्युक्त में से एम0 ए0 सी 0 पी 0 के तहत ग्रेड - पे 5400 धारक पदाधिकारी इस प्रोन्नत पद पर योगदान की तिथि 
से विनियमित समझे जायेगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संजीवन सिन्हा, 
सरकार के विशेष सचिव - सह 
मुख्य लेखा नियंत्रक , बिहार, पटना । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 52-571 + 100 - डी ० टी ० पी ० । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


4 


बिहार गजट , 14 मार्च 2012 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना ( शुद्धि - पत्र) 

22 फरवरी 2012 
सं ० ई 3 - एस -101 / 2000 ( अंश) - 2012 (S ) — विभागीय अधिसूचना संख्या 8695 ( एस), दिनांक 03 जुलाई 2008 
द्वारा निर्गत सहायक अभियंता की वरीयता सूची में श्री सूर्यकान्त , कार्यपालक अभियंता, तत्कालीन सहायक अभियंता का 
वरीयता क्रमांक -317 निर्धारित किया गया था । उक्त निर्धारित वरीयता में उनका मेघा क्रमांक -154 के आधार पर वरीयता 
क्रमांक -316 अवध किशोर , मेघा क्रमांक -147 के ठीक नीचे एवं वरीयता क्रमांक -318 श्री अनिल कुमार सिन्हा, मेघा 
क्रमांक -156 के ठीक उपर वरीयता क्रमांक -317 अंकित था । 

विभागीय अधिसूचना संख्या 11299 (एस ), दिनांक 02 अगस्त 2010 द्वारा निर्गत सिविल लिस्ट में श्री सूर्यकान्त , 
कार्यपालक अभियंता का मेघा क्रमांक टंकण भूलवश 158 अंकित हो गया एवं तदनुसार गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के 
ज्ञापांक 277 , दिनांक 03 फरवरी 2009 से प्राप्त परामर्श के आलोक में उनका सिविल लिस्ट क्रमांक 448 अंकित किया गया 
जिसके विरूद्ध श्री सूर्यकान्त द्वारा कोई अभ्यावेदन / आपत्ति नहीं दी गई । गृह (विशेष) विभाग, बिहार , पटना के 
ज्ञापांक 13780 , दिनांक 19 सितम्बर 2011 द्वारा उनके पत्रांक 277 दिनांक 03 फरवरी 2009 के प्रभाव से रोक लगाने के 
कारण पारस्परिक स्थानांतरित कार्यपालक अभियंताओं के सिविल लिस्ट क्रमांक में विभागीय अधिसूचना संख्या 14199 (एस), 
दिनांक 26 दिसम्बर 2011 द्वारा आवश्यक संशोधन किया गया जिसमें श्री सूर्यकान्त का सिविल लिस्ट क्रमांक -252 A निर्धारित 
किया गया । 

श्री सूर्यकान्त की नियुक्ति वर्ष 1987 में हुई है एवं उनका मेघा क्रमांक -154 है । 

अतः विभागीय अधिसूचना संख्या 14199 ( एस), दिनांक 26 दिसम्बर 2011 के क्रमांक -7 पर अंकित पदाधिकारी, श्री 
सूर्यकान्त का सिविल लिस्ट क्रमांक संशोधित करते हुए सिविल लिस्ट क्रमांक -251 श्री अवध किशोर, मेघा क्रमांक -147 के 
ठीक नीचे एवं क्रमांक -252 श्री अनिल कुमार सिन्हा, मेघा क्रमांक -156 के ठीक उपर 251A निर्धारित किया जाता है एवं 
क्रमांक -15 पर अंकित पदाधिकारी श्री उमेश सिंह का सिविल लिस्ट क्रमांक जो टंकण भूलवश 258A अंकित हो गया है को 
285A संशोधित किया जाता है । 
इस अधिसूचना को विभागीय वेवसाईट www.rcd.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अमरेन्द्र भूषण सिंह, 
उप – सचिव प्र ० को ० । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 52-571 + 100- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


